PROJEE 


.in 


. 


ON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

3 श्रावण 1936 ( श० ) 
राँची , शुक्रवार 

25 जुलाई , 2014 ( ई० ) 


संख्या 347 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
23 जुलाई, 2014 


संख्या -5 / पद0 -05-02 / 2012 का . 7403 --कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , 
रांची के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री शिव शम्भू प्रसाद, प्रधान 
आप्त सचिव (पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत ) को कार्यहित में अगले आदेश तक नगर विकास विभाग में 
प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप तिर्की, 


सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 347 - 50 | 


